SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
4 जुलाई, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 643 


राँची, बुधवार 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
3 जुलाई , 2018 


संख्या-2/ राज. स्था .-11/ 2016 - 2815/ रा.,-- श्री जितेन्द्र मुण्डा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार को 
स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक भूमि सुधार उप समाहर्ता, छूटी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 
स्थानान्तरण /पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित समझी जायेगी । 

संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारी को नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार 
ग्रहण करने हेतु अविलम्ब विरमित कर देंगे | नव पदस्थापित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन तुरन्त सरकार को 
भेजना सुनिश्चित करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 643 -- 50 


